रजिस्ट्री संडीएल - 33004 / 97 


REGD . NO . D . L. -33004/ 97 


T 


+ 


मायम जपते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड3 - उप - खंड ( ) 
PART I Section 3 - Sub-section (11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


913/ 18 


सं०743 ] 
No. 743 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 29, 1997 / पौष 8 , 1919 
NEW DELHI,MONDAY , DECEMBER 29 , 1997/PAUSA 8 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 1997 


का . आ . 914( अ ). -- केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. सा. आ . 521 ( अ ) दिनांक 14 जुलाई, 1994 यथासंशोधित सा . आ . 579 ( अ ) दिनांक 27 जून, 1994 
द्वारा इलाहाबाद जिमनास्टिक एसोसिएशन, इलाहाबाद जिमनास्टिक हाल ब्वाइज हाई स्कूल कंपाउण्ड, 4 , पी. डी . टंडन रोड, इलाहाबाद द्वारा जिमनास्टिक 
को बढ़ावा देने हेतु युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए यमुना बैंक रोड, इलाहाबाद में पांच एकड़ भूमि पर इंडोर जिमनेजियम हाल एवं हेल्प क्लब 
चलाने के लिए भवन के निर्माण की योजना को क्रम सं. १ पर पात्र परियोजमा या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए विनिदिष्ट किया था और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है और राष्ट्रीय समिति में यह समाधान 
हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत 
उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना स्थल के यमुना नगर रोग से प्लॉट सं. 20 एम - 212, बेनीगंण, तहसील - चैल , 
इलाहाबाद में परिवर्तन करने को विनिर्दिष्ट करमे की सिफारिश की है , 


अतएव, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद जिमनास्टिक एसोसिएसन , इलाहाबाद जिमनास्टिक हाल, व्यापज हाई स्कूल कंपाउण्ड, 4, पी . डी . टंडन 
रोड, इलाहाबाद, इलाहाबाद तहसील चैल , बेमीगंज के प्लॉट सं. 20 , एम - 212 में इंडोर जिमनेजियम हाल तथा स्वास्थ्य क्लब चलाने हेतु भवननिर्माण की 
योजना को मात्र दो सौ छब्बीस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से शुरू होने वाले तीन 
निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10483/ फा . सं. रा. स. 141/97 ] 

वी. के . सहगल, उप सचिव 


3315GI/97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S . O . 914 ( E ).- Whereas by notification number S. O . 521(E ) dated the 14th July, 1994 as amended by number S .O . 
579 ( E) dated the 27th June, 1995 issued under sub -section ( 1) read win a clause ( b ) of Explanation to section 35AC of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, Construction of building for 
running Indoor Gymnasium Hall and Health Club on 5 acres of land at Yamuna B . (k Road , Allahabad for imparting free 
training to youth for promoting gymnastics of Allahabad Gymnastics Association , Allahabad Gymnastics Hall , Boys High 
School Compound , 4 , P .D . Tandon Road , Allahabad as an eligible project or schemc for a period of three years commencing 
fromthe assessment year 1995 - 96%; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being exccuted properly ,made 
a further recommendatioil under sub -rule ( 5 ) of rule 11M of the Income-tax Rulk for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years as also change in the location of the proje Yamuna Nagar Road to Plot No. 20 
M -212, Beniganj , Tehsil Chail , Allahabad ; 

Now , therefore, the CentralGoverninent, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of 
Explanationto section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction 
of building for running Indoor Gymnasium Hali and Health Club at Plot No. 20 M -212, Beniganj . Tehsil Chail , Allahabad for 
imparting free training to youth for promoting gymnastics being carried outby the Allanabad Gymnastics Association , Allahabad 
Gyinnastics Hall , Boys High School Compound , 4 , P . D . Tandon Road , Allahabad at the estimated cost of rupees two hundred 
twenty six lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assess 
ment year 1998 - 99 . 

| No . 10483 / F. No. NC -141/ 97] 

V . K . SEHGAL , Dy . Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 दिसंबर, 1997 
का . आ. 915( अ ).--- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी दिनांक 14 जुलाई, 1994 अधिसूचमा संख्या 521 ( अ ) के द्वारा अहमदाबाद गवर्नमेंट इम्पलाइज टेनिस एसोसिएशन , 
गुजरात टेनिस अकादमी, गुरम्भुल रोड, मेमनानगर , अहमदाबाद - 390052 द्वारा गुजरात, जिला - अहमदाबाद के मेमनानगर ग्राम में सेंट्रल स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स 
भवन के निर्माण एवं साज - सजा की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए क्र . 
सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया था , 

और उक्त परियोजना या स्कीम को अधिसूचना सं. सा . आ . 976 ( अ ) दिनांक 14 दिसंबर, 1995 के द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में 
निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्षों की और अवधि के लिए विनिदिष्ट किया था , 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के मियम 11डक उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, 

अब अतएव, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित् उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद गवर्नमेंट इम्पलाईज टेमिस एसोसिएशन गुजरात टेनिस अकादमी, गुरुकुल रोड, मेमनानगर , 
अहमदाबाद- 390052 द्वारा गुजरात के जिला - अहमदाबाद के ग्राम - मेमनामगर में चलाई जा रही स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स भवन के निर्माण एवं साज - सजा की 
योजना को मात्र दौ सौ दस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण 
वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 10484/ फा . सं. रा. स. 141/97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 


भारत का रा 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th December, 1997 
S . O . 915( E ).. - Whereas by notification number S. O . 521 ( E ) dated the 14th July, 1994 issued under sub -section ( 1 ) 
read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 12 , construction and furnishing of sports complex building at village Memnagar, District Ahmedabad , 
Gujarat of the Ahmedabad Governmemt Employees Tennis Association , Gujarat, Tennis Academy, Gurukul Road ,Memnagar , 
Ahmedabad -390052 as an eligible project or scheme for a period of onc year i.e. assessment year 1995 -96 ; 

And whereas by notification number S .O . 976 (E ) dated the 14th December, 1995, the said project or scheme was 
specified as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said projector scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income -tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years, 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction 
and furnishing of sports complex building at villageMemnagar, District Ahmedabad , Gujarat, which is being carried out by the 
Ahmedabad Government Employees Tennis Association , Gujarat Tennis Academy, Gurukul Road, Memnagar, Ahmedabad 
390052 at the estimated cost of rupees two hundred ten lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three 
assessment years commencing from assessment year 1999-2000 . 

[ No. 10484/ F. No. NC - 141/ 97 ] 

V .K . SEHGAL , Dy. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997 
का . आ . 916( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित रूपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं. का . आ . 224 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्र . सं. 3 पर मेमोरियान पंड फौर 
डिजास्टर रिलीफ इंडिया, मार्फत दिल्ली शायर होम ओखला रोड, नई दिल्ली की वर्ल्ड मेमोरियल फंड टी . बी. परियोजना की सिक्किम, हिमाचल 
प्रदेश, सूरत और दिल्ली में चार चल टीमों को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से शुरू होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट किया था । 

और दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की अधिसूचमा सं. का. 297 ( अ ) के द्वारा कथित परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिनाकिसी परिवर्सम 
के वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अर्न्तगत उक्त परियोजना अथवा स्कीम आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है । 

अब , अत: केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केवल चालीस लाख , इकतालीस हजार छ: सौ रुपए की अनुमानित लागत पर मेमोरियल फंड 
फॉरडिजास्टर रिलीफ इण्डिया, मार्फत दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा वर्ड मेमोरियल फंड टी . बी . परियोजना की सिक्किम, हिमाचल 
प्रदेश, सरत और दिल्ली में चलाई जा रही चार पल टीमों को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
आगे के तीननिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10485 / फा. सं. एन. सी . 141/ 97 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S . O . 916 ( E ). - Whereas by notification number S .O . 224 ( E ) dated the 16th March , 1994 issued under sub -section ( 1) 
read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 3. World Memorial Fund T. B. Project - Four mobile teams at Sikkim, Himachal Pradesh, Surat and 
Delhi of the Memorial Fund for Disaster Relief India , Clo The Delhi Cheshire Home, Okhla Road , New Delhi as an eligible 
project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 1994 -95; 

And Whereas by notification number S. O . 297(E ) dated the 14th April , 1995 , the said project or scheme was specified 
as an eligible project or scheme without change in the approved cost for a further period of three years commencing from the 
assessmentyear 1996 - 97; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years, 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub-rule ( 5) or rule 1IM of the Income -tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years: 

Now therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) read with clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereby specifies the scheme or project of World 
Imemorial Fund T . B. Project- Four mobile teams at Sikkim, Himachal Pradesh, Surat and Delhi being carried out by the Memo 
rial Fund for Disaster Relief India, C /o The Delhi Cheshire home, Okhla Road , New Delhi at the estimated cost of rupees forty 
lakhs forty one thousand six hundred only as an eligible Project of scheme for a further period of three assessment years 
commencing from assessment year 1999 -2000 . 

[ No. 10485/ F. No. NC -141/ 97] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997 
का . आ . 917( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ), की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ . 469 ( अ ) दिनांक 2 जुलाई के द्वारा डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, डाकपर - राजगंगापुर 
770017 , उड़ीसा की उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997 
98 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए क्रम सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11 के उपनियम ( 5 ) के अन्र्तगत उक्त परियोजना स्कीम और दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

अब , अत: केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ). के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, डाक - राजगंगापुर - 770017 द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में चलाई 
जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना को मात्र सात लाख आठ हजार रुपए की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 
1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10486 / फा. सं. एन . सी . 141 /97 ] 

पी . के . सहगल , उप सचिव 


पर ५ 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S . O . 917( E ).- Whereas by notification number S. O . 469 (E ) dated the 2nd July , 1996 issued under sub - section (1) 
read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 12 , Primary Health Project at 30 villages of Sundergarh District of Orissa of Dalmia Bharat Seva 
Trust, P. O. Ralgangapur -770017, Orissa as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the 
assessment year 1997 - 98 ; 


[ भाग 1 - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years, 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made 
a further recommendation under sub-rule ( 5 ) or rule lIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

Now therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) read with clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifics the scheme or project of Primary 
Health Project at 30 villages of Sundergarh District ofOrissa which is being carried out by the Dalmia Bharat Seva Trust, P . O . 
Rajgangapur -770017, Orissa at the estimated cost of rupees seven lakhs eight thousand only as an eligible Project of scheme 
for a further period of two assessment years commencing from assessment year 1999 -2000 . 

[ No . 10486 / F. No. NC - 141/ 97] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997 
का . आ. 918( अ ). केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ), की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या का . आ . 206 ( अ ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्र . सं . 
11 पर सनातन ऋषिकुल आश्रम सेवा न्यास, गांव पासमा, डाकखाना भोजपुर सबडिविजन कुचिन्दा, सम्बलपुर, उड़ीसा- 768223 द्वारा गांव बासमा, जिला 
सम्बलपुर उड़ीसा में स्कूल होस्टल के भवन का निर्माण , उपस्कर सुसज्जा उपलब्ध कराने को पात्र परियोजमा या स्कीम के रूप में वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ 
होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 

और इस परियोजना के दो वर्षों से अधिक चलने की संभावना है । 

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली , 
1962 के नियम 11 5 के उपनियम ( 5) के अर्न्तगत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है । 

अब , अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केवल दस लाख रुपए की अनुमानित लागत पर सनातन ऋषिकुल आश्रम सेवा न्यास, गांव बाक्समा , 
डाकखाना भोजपुर, सबडिविजन कुचिन्दा, सम्बलपुर, उड़ीसा- 768223 द्वारा चलाई जा रही गांव बाक्समा, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा में स्कूल होस्टल के 
भवन का निर्माण, उपस्कर ओर सुसज्जा उपलब्ध करवाने को पात्र परियोजमा या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
एक निर्धारण वर्ष की वर्ष की ओर अवधि के लिए विनिदिष्ट करती है । 


[ सं. 10487 / फा . सं. एन सी . 141/ 97 ] 

पी . के. सहगल, उप सचिष 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S .O . 918 (E ). - Whereas by notification number S .O . 206 ( E ) dated the 17th March , 1997 issued under sub -section 
( 1 ) read with clause ( b ) of Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 11, construction, equipments and furnishing of building for a school hostel at villages Boxma, 
District Sambalpur, Orissa of Sanatan rishikul Ashram Sewa Trust, village Boxma, P . O . Bhojpur , Sub -division Kuchinda, 
Sambalpur, Orissa - 768223 as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 
1997- 98 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years, 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) or rule 11M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of one years ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii) ] 


NOW , THEREFORE, the Central Govemment, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause 
(b ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifics the scheme or project of 
construction , equipments and furnishing of building for a school hostal at village Boxma, District Sambalpur, Orissa which is 
being carried out by Sanatan rishikul Ashram Sewa Trust , village Boxma, P .O . Bhojpur, Sub - division Kuchinda, Sambalpur, 
Orissa -768223 at the estimated cost of rupees ten lakhs eight only as an eligible project of scheme for a further period of one 
assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

No. 10487/ F. No. NC -141 / 97] 

V. K . SEHGAL , Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1997 
का . आ . 919( अ ).-- - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ), की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 3 मई, 1995 को जारी की गई अधिसूचना संख्या का . आ. 402 ( अ ) के द्वारा बंगलौर में नेशनल कालेज के निकट 
बासबानगुडी में तैराकों के ठहरने एवं आधुनिक जिम्नेजियम की सुविधाओं सहित तरनताल के निर्माण एवं बासबानगुडी की एक्वाटिक सेन्टर, शंकर प्रसाद 
संख्या 34, शंकर मट्ट रोड, बासबानगुडी, बंगलौर - 560004, को चलाने की योजना को करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि 
के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और चूंकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है , 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधाम होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के मियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अर्न्तगत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की अवधि तक के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित ठपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बासबामगुडी एक्वाटिक सेन्टर, शंकर प्रसाद , संख्या 34, शंकर मट्ट रोड, बासबानगुडी, बंगलौर- 560004 द्वारा 
बासमानगुडी, नेशनल कॉलेज के निकट, बंगलैर में चलाई जा रही तैराकों के लिए ठहरने की सुविधाओं सहित स्वीमिंग पूल काम्पलेक्स एवं आधुनिक । 
जिम्नेजियम के निर्माण की योजना को मात्र एक सौ लाख तीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में करनिर्धारण 
वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाली तीम औरनिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिदिष्ट करती है । 

[ सं. 10488/ फा . सं. एम. सी. 141/ 97 ] 

पी. के . सहगल , उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S : 0 . 919 ( E ). - Whereas by notification number S .O . 402 (E ) dated the 3rd May, 1995 issued under sub -section ( 1) 
read with clause ( b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 10 , Construction of swimming pool complex with facilities of boarding and lodging for the Swim 
mers and a modern gymnasium at Basavanagudi, near National College , Banglore and running of Basavanagudi Aquatic 
Centre , Shankar Prasad , number 34 , Shankar Mutt Road , Basavanagudi, Bangalore -560004 as an elgible project or scheme for 
a period of three years commencing from the assessment year 1996 - 97 ; 

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond throc years; 

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a futher recommendation under sub -rule (5 ) ofrule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

NOW , THEREFORE , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause 
( b) of Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of 
Construction of swimming pool complex with facilities of boarding and lodging for the Swimmers and a modern gymnasium 
at Basavanagudi, near National College, Bangalore and running, being carried out by Basavanagudi Aquatic Centro , Shankar 
Prasad , number 34 , Shankar Mutt Road , Basavanagudi, Bangalore -560004 at the estimated cost of rupecs one hundred lakhs 
thirty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assess 
ment year 1999 - 2000 , 

[ No. 10488/ F. No. NC -141/ 97 ] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


खण्ड (ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर, 1997 
का . आ . 920( अ ). . - केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 की अधिसूचना सं. सं. आ . 844 ( अ . ) द्वारा तिरूवरूर लायन्स , आई हास्पीटल, 
59 - दक्षिण तिरूवरूर - 610002 तमिलनाडु द्वारा तमिलनाडु, नागा क्वाइड मिल्लथ, तालुका - ननीलम के वंदामपलाई ग्राम में तिरूवरूर आई हास्पीटल के 
निर्माण, उपकरण एवं साज- सज्जा की एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले दो कर निर्धारण वर्षों के लिए 
क्रम संख्या- 3 पर विर्निदिष्ट किया था । 

और इस परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों से अधिक चलने की संभा । है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 
1962 के नियम 115 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है, 

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए तिरूवरूर लायन्स आई हास्पीटल , 59 - दक्षिण तिरूवरूर -610002, तमिलमाडु द्वारा तमिलनाडु, नागा कवाइड मिल्लथ, ताक्लुका -ननीलम के 
वंदामपलाई ग्राम में चलाई जा रही तिरूवरूर लायन्स, नेत्र हास्पीटल के निर्माण उपकरण एवं साज - सज्जा की योजना को मात्र दस लाख रुपये की अनुमानित 
लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से आरम्भ होने वाले आगे के तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

सं. 10489/ फा, सं. एन . सी. - 141/97 ] 

वी . के सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th December, 1997 
S . 0 . 920 ( E ). - Whereas by notification number S . O . 844 ( E) dated the 17th October , 1995 issued under sub -section 
(1 ) read with clause ( b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 3 , Construction , equipment and furnishing ofTinivarur Lions Eye Hospital at village Vandampalai, 
Nannilam Taluk, Naga Quide Millath District, Tamil Nadu of Tiruvarur Lions Eye Hospital, 59- South Tiruvarur -610002 . 
Tamil Nadu as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 1996 -97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendations under sub -rule ( 5 ) of rule 1IM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years; 

NOW , THEREFORE , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) read with 
clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project 
of Construction , equipment and furnishing of Tirrvanır Lions Eye Hospital at village Vandampalai, Nannilam Taluk , Naga 
Quide Millath District, Tamil Nadu , being carried out by Tiruvarur Lions Eye Hospital , 59 - South Tiruvarur -610002 , Tamil 
Nadu at the estimated cost of rupees ten lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment 
years commencing from assessment year 1998 - 99 . 

[ No . 10489/ F. No. NC - 141/ 97 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर, 1997 
का . आ . 921( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ . 116 ( अ ) दिनांक 23 फरवरी 1995 के द्वारा इंडियन क्राफ्ट विलेज ट्रस्ट, पोस्ट बाक्स 
संख्या 280, रायल एक्सचेंज, 6 एन. एस. रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल - 700001 द्वारा पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में इडियन क्राफ्ट विलेज के निर्माण साज 
सध्या एवं चलाने की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 -96 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रम संख्या 
15 पर विनिर्दिष्ट किया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3( i) ] 


H 


3 


और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है, 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 113 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

___ अतएप , केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन क्राफ्ट विलेज ट्रस्ट , पो . बाक्स संख्या- 280, रायल एक्सचेंज, 6, एन . एस . रोड, कलकत्ता, पश्चिम 
बंगाल - 700001 द्वारा कलकता, पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही इंडियन क्राफ्ट विलेज के निर्माण, साज - सजा एवं चलाने की योजना को मात्र छ: सौ 
पचास लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए 
निर्मिदिष्ट करती है । 

[ सं. 10490 / फा . सं. रा. स.- 141/ 97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi the 29th December , 1997 
S . O . 921 ( E ). Whereas by notification number S . O . 116 (E ) dated the 23rd February , 1995 issued under sub -section 
(1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 13, Construction , furnishing and running of Indian Craft Village at Calcutta , West Bengal of 
Indian Craft Village Trust, Post Box No. 280 , Royal Exchange, 6, N. S. Road , Calcutta, West Bengal- 700001 as an eligible 
project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1995 - 96 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereasthe National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
, a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 1IM of the Income -tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years , 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause (b ) of 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction , 
furnishing and running of Indian Craft Village at Calcutta , West Bengal, being carried out by Indian Craft Village Trust, Post 
Box No. 280 , Royal Exchange, 6 , N . S . Road , Calcutta , West Bengal- 700001 at the estimated cost of rupees six hundred fifty 
lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 
1998 - 99. 

INo . 10490 / F. No. NC - 141 / 97] 

V. K. SEHGAL, Dy. Secy. 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Pretr, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054 -- 1997 


